रजिस्ट्री सं.डीएल-( एन ) 04/0007/ 2003-20 


REGISTERED No.- DL-( N ) 04/ 0007/ 2003-20 


भारत का 

राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल.- सा .-09062020-219798 
CG - DIL - W - 09062020-219798 

साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 22 ] 


नई दिल्ली, शनिवार, मई 30 जून 5, 2020 ( ज्येष्ठ 9, 1942 ) 
NEW DELHI, SATURDAY ,MAY 30 — JUNE 5 , 2020 (JAYAISHTHA 9 , 1942 ) 


No. 22] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this part in order that itmay be filed as a separate compilation ) 


भाग -खण्ड 2 


[ PARTI - SECTION 2 ] 


[( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की 

नियुक्तियों , पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the 
Ministries of theGovt. of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court] 


राष्ट्रपति सचिवालय 


नई दिल्ली-110004 , दिनांक 28 मई 2020 


सं . ए-34011/3(2)/16- प्रशा. श्रीमती कृष्णा सलुजा , अनुभाग अधिकारी, 28.05.2020 के कार्यालय आदेश द्वारा दिनांक 
28.05.2020 के पूर्वाह्न से अवर सचिव नियुक्त की गई हैं । 

शिवेन्द्र चतुर्वेदी, उप सचिव ( प्रशा.) 


दिनांक 1 जून 2020 
सं . ए. 39011 / 38 / 16 - प्रशा.-- अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर , 31 मई, 2020 के अपराह्न से श्रीमती कृष्णा सलूजा, अवर 
सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, को सरकारी सेवा से मुक्त किया जाता है । 

शिवेन्द्र चतुर्वेदी, उप सचिव (प्रशा.) 


सं . ए. 39011 / 39 / 16 - प्रशा.-- अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर , 31 मई, 2020 के अपराह्न से श्री चरण जीत सिंह, अनुभाग 
अधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय, को सरकारी सेवा से मुक्त किया जाता है । 

शिवेन्द्र चतुर्वेदी , उप सचिव (प्रशा.) 


1--82GI/ 2020 


(383) 


384 


भारत का राजपत्र, मई 30, 2020 ( ज्येष्ठ 9 , 1942 ) 


[ भाग -खण्ड 2 


उपराष्ट्रपति सचिवालय 

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 2020 
सं. वीपीएस -03 / 04 / 1997 - प्रशासन -- इस कार्यालय के दिनांक 04.02.2019 की समसंख्यांक अधिसूचना के अनुसरण में 
राष्ट्रपति जी ने श्री अशोक दीवान द्वारा धारित निदेशक पद से संयुक्त सचिव के पद पर अस्थायी उन्नयन की अवधि को वैयक्तिक 
आधार पर 13.04.2020 से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अग्रिम आदेशों तक , जो भी पूर्व हो, बढ़ा दिया है । 

अरविंद कपूर, अवर सचिव 


प्रधान मंत्री कार्यालय 


नई दिल्ली -110011, दिनांक 1 जून 2020 
सं . ए. 22012 / 1 / 2020 - पीएमई (पार्ट 4) -राष्ट्रपति, श्री एस . गोपालकृष्णन, भारतीय प्रशासनिक सेवा ( तमिलनाडु : 1991 ) 
को उनकी शेष बची केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यावधि अर्थात् 27.10.2022 तक या अगले आदेशों तक , इनमें से जो भी पहले हो, के लिए 
01 जून, 2020 के पूर्वाह्न से पार्श्विक स्थानांतरण ( लैटरल शिफ्ट ) आधार पर प्रधान मंत्री कार्यालय में अपर सचिव के पद पर नियुक्त 
करते हैं । 

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव 


विधि और न्याय मंत्रालय 


( न्याय विभाग) 


नई दिल्ली-110011, दिनांक 3 जून 2020 
सं . ए -6011/49/2015-एलएपी (न्याय) —केंद्र सरकार एतदद्वारा, समय - समय पर यथा-संशोधित , विधिक सेवाएँ प्राधिकरण 
अधिनियम , 1987 की धारा 3 की उप - धारा ( 3) के उपबंधों के अनुसरण में श्री अशोक कुमार जैन, सदस्य सचिव, राजस्थान विधिक सेवा 
प्राधिकरण, जयपुर को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 (पूर्व संशोधित वेतनमान 67,000-79,000 रुपये) के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार 
पर पद के प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 62 वर्ष की आयु तक अथवा आगामी आदेशों तक , जो भी 
पहले हो , राष्ट्रीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करती है । 

शैलेश श्रीवास्तव, निदेशक 


गृह मंत्रालय 


नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2020 
सं . आई-18012 / 05 / 2017 - आईपीएस - 1 -- भारतीय पुलिससेवा ( परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 - क द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति असम - मेघालय संयुक्त काडर के मेघालय संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के 
निम्नलिखित सदस्य को , अधिकारी के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :-- 
अधिकारियों के नाम ( सर्व / श्री / सुश्री ) 

भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तारीख 
देबांग्सू संगमा 


27.01.2015 


रवि निर्मल 
अवर सचिव 


नई दिल्ली -01, दिनांक 22 मई 2020 


सं . ।- 18011 / 15 / 2019 - आई.पी.एस. - 4 -- भारत के राष्ट्रपति , भारतीय पुलिस सेवा ( परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के असम व मेघालय संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम 
के समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते हैं 


: -- 


क्र . सं . 


स्थायीकरण की तिथि 


1 . 


परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम 
श्री रॉबिन कुमार, भा.पु.से. ( ए.एम..: 2013) 
श्री पुष्पराज सिंह, 

सिंह, भा.पु.से. (ए.एम ..: 2014) 


02.09.2017 


2 . 


22.12.2016 


अंजन सरकार, अवर सचिव 


भाग I- खण्ड 2 ]] 


भारत का राजपत्र, मई 30, 2020 ( ज्येष्ठ 9, 1942 ) 


385 


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 


( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2020 
सं . 24012 / 02 / 2020 - अ.भा.से.- III-- राष्ट्रपति, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से श्री राहुल आर्या, आईएएस 
(परिवीक्षाधीन ) (पश्चिम बंगाल : 2014) का भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं । मध्यवर्ती अवधि अर्थात् दिनांक 
06.03.2016 से इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख तक की अवधि को अकार्य दिवस माना जाएगा । 

संदीप कुमार सिन्हा, अवर सचिव 


पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 

नई दिल्ली-110003 , दिनांक 18 मई 2020 
सं . ए-12026 /01/ 2015- सीपीडब्ल्यू राष्ट्रपति , श्री शिव दास मीणा, आईएएस (टीएन: 1989) को भारत सरकार के अपर सचिव 
के रैंक और वेतन में दिनांक 18.05.2020 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त 
करते हैं । 


संदीप , वैज्ञानिक एफ 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 


नई दिल्ली-110108, दिनांक 12 मार्च 2020 


सं . ए. 12025 /09/ 2017-सीएचएस- III- राष्ट्रपति महोदय डॉ. स्वप्न गुप्ता को दिनांक 30.06.2017 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों 
तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप- संवर्ग में तंत्रिका-विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं । 

सी. एस . बहुगुणा, अवर सचिव 


स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 


नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 2020 


सं . ए -38013/2/ 2020- प्रशा.- I स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के श्री मधुसुदन , सहायक अनुभाग अधिकारी, अधिवर्षिता की आयु 
प्राप्त करने पर दिनांक 30.04.2020 को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए । 

जितेन्द्र सिंह , उप निदेशक ( प्रशा. ) 


सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) 


नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 फरवरी 2020 


सं . 3-7/2004-डीडी-IV-ए ( छात्रवृति ) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन ( एनएचएफडीसी) की अंतर्नियमावली के 
अनुच्छेद 50 एवं 51 के अनुसरण में, राष्ट्रपति नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन (एनएचएफडीसी) के निदेशक मंडल में 
पदेन निदेशक के रूप में श्री डी . आर सरीन , सी एम डी , भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम ( एलिम्को ) को सी एम डी, एलिम्को के पद 
पर बने रहने तक अथवा अगले आदेशों तक , इनमें जो भी पहले हो , के लिए तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं । 

मीना कुमारी शर्मा, अवर सचिव 


, 


386 


THE GAZETTE OF INDIA ,MAY 30 , 2020 ( JYAISHTHA 9 , 1942 ) 


[PART I — SEC 2 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi- 110004 , the 28th May 2020 
No. A - 34011/3 ( 2 )/16-Admn.—Smt. Krishna Saluja, Section Officer, has been appointed as Under Secretary w.e.f. 
the forenoon of 28.05.2020 vide Office Order dated 28.05.2020 . 

SHIVENDRA CHATURVEDI, Deputy Secretary (Admn .) 


The 1st June 2020 
No. A - 39011/ 39 /16 - Admn . — On attaining the age of superannuation , Smt. Krishna Saluja, Under Secretary , 
President s Secretariat, stands retired from Government Service with effect from the afternoon on 31st May 2020 . 

SHIVENDRA CHATURVEDI, Deputy Secretary (Admn.) 


No. A - 39011/39/ 16 - Admn. — On attaining the age of superannuation , Smt. Charan Jit Singh , Section Officer, 
President s Secretariat, stands retired from Government Service with effect from the afternoon on 31st May 2020 . 

SHIVENDRA CHATURVEDI, Deputy Secretary ( Admn .) 


VICE -PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the 8th May 2020 
No. VPS -03/04 /97 - Admn. — In continuation to this Secretariat s Notification of even No. dt. 04.02.2019 , the 
President is pleased to extend the period of temporary upgradation of the post of Director to Joint Secretary being occupied 
by Shri Ashok Dewan , as a measure personal to him , for a further period of one year with effect from 13.04.2020 or until 
further orders , whichever is earlier. 

ARVIND KAPOOR , Under Secretary 


PRIME MINISTER S OFFICE 

New Delhi- 110011, the 1st June 2020 
No. A.22012 / 1/2020 -PME ( Pt. 4 ) —The President is pleased to appoint Shri S. Gopalakrishnan , IAS ( TN : 1991) as 
Additional Secretaryin the Prime Minister s Office with effect from forenoon of O1st June, 2020 on lateral shift basis , for the 
balance period of his central deputation tenure i.e. upto 27.10.2022 or until further orders , whichever is earlier . 

SURAJIT DUTTA , Under Secretary 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(DEPARTMENT OF JUSTICE ) 

New Delhi, the 3rd June 2020 
No. A -6011/49 /2015 -LAP (JUS)—In pursuance of the provisions of sub- section (3 ) of Section 3 of the Legal 
Services Authorities Act, 1987 , as amended from time to time, the Central Government hereby appoints Shri Ashok Kumar 
Jain , Member Secretary, Rajasthan Legal Services Authority, Jaipur as Member Secretary of the National Legal Services 
Authority, in Level 15 of the Pay Matrix (pre - revised pay scale of Rs. 67000-79000 /-) on deputation basis for a term of five 
years w.e.f. the date of assumption of charge of the post or till the age of 62 years, or until further orders, whichever is the 
earliest. 

SHAILESH SHRIVASTAVA , DIRECTOR 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi, the 20th May 2020 
No. A - 31013 / 1/ 2020 -IPS -I — In exercise of the powers conferred by Rule 3 - A of the Indian Police Service 
(Probation ) Rules, 1954 , the President is pleased to confirm the following member of the Indian Police Service allocated to 
the Meghalaya segment of Joint Assam -Meghalaya cadre in the Indian Police Service, with effect from the date indicated 
against the officer: — 
NAMES OF THE OFFICERS ( S /SHRI/Ms.) 

DATE OF CONFIRMATION 
Debangshu Sangma 

27.01.2015 

RAVI NIRMAL , Under Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA ,MAY 30 , 2020 ( JYAISHTHA 9 , 1942) 


387 


New Delhi-01, the 22nd May 2020 
No. I- 18011/ 15 /2019 -IPS.IV – In exercise of powers conferred by Rule -3A of the Indian Police Service (Probation ) 
Rules, 1954 , the President of India is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the 
cadre of Assam and Meghalaya in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names: 
Si No. Name of the IPS Probationer ( S / Shri ) 

Date of confirmation in IPS 
1 . Shri Robin Kumar , IPS (AM : 2013) 

02.09.2017 
2 . Shri Pushpraj Singh , IPS (AM : 2014 ) 

22.12.2016 
ANJAN SARKAR , Under Secretary 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS 
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING ) 

New Delhi, the 19th March 2020 
No. 24012/02/ 2020 - AIS -II — The President is pleased to accept the resignation of Shri Rahul Arya , IAS ( Prob .) 
(WB :2014 ) from the Indian Administrative Service with effect from the date of issue of the notification . The intervening 
period i.e. from 6.03.2016 to date of issue of the notification shall be treated as “ dies -non . 

SANDEEP KUMAR SINHA, Under Secretary 


MINISTRY OF ENVIRONMENT , FOREST AND CLIMATE CHANGE 

New Delhi- 110003, the 18th May 2020 
No. A - 12026 / 1 /2015 - CPW — The President is pleased to appoint Shri Shiv Das Meena, IAS ( TN :89 ) to the post of 
Chairman , Central Pollution Control Board in the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India with 
effect from the forenoon of 18.05.2020 until further orders. 

SUNDEEP , Scientist F 


MINISTRY OF HEALTH 


FAMILY WELFARE 


New Delhi -110108 , the 12th March 2020 
No. A.12025 /09 /2017 - CHS.III — The President is please to appoint Dr. Swapan Gupta to the post of Assistant 
Professor of Neurology in the Teaching Specialist Sub -cadre of Central Health Service , on probation , with effect from the 
forenoon of 30.06.2017 and until further orders . 

C. S. BAHUGUNA , Under Secretary 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi, the 4th May 2020 
No. A - 38013 /02/ 2020 -Admn.- I — Sh . Madhusudan , Assistant Section Officer , of the Directorate General of Health 
Services retired from Government Service on 30.04.2020 on attaining the age of superannuation . 

JITENDER SINGH , Deputy Director ( Admn.) 


MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT 
[DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN ) ] 

New Delhi- 110003 , the 26th February 2020 
No. 3-7 /2004 -DD - IV - A ( Sch )—In pursuance of Articles 50 and 51 of the Articles of Association of the National 
Handicapped Finance & Development Corporation (NHFDC ), the President is pleased to appoint Shri D.R. Sarin , CMD , 
Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India ( ALIMCO ) as ex - officio Director on the Board of Directors of the 
National Handicapped Finance & Development Corporation for a period till he holds the post of CMD, ALIMCO or until 
further orders, whichever is earlier. 

MEENA KUMARI SHARMA, Under Secretary 


महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्ये रोड, नई दिल्ली -110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली -110054 द्वारा ई - प्रकाशित 
UPLOADED BY GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI-110002 

AND E -PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 


SUBIR 
NARAYAN 
GARAI 


Digitally signed by 
SUBIR NARAYAN GARAI 
Date: 2020.06.09 
11:49:02 +OS 30 


